निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 336 ) 


24 आषाढ 1933 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जुलाई 2011 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

15 जुलाई 2011 
एस0 ओ0 168, दिनांक 15 जुलाई 2011 — श्री एस0 एम0 नसीमुद्दीन , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को गृह 
(विशेष) विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 10868 , दिनांक 22 जून 2011 द्वारा गठित फारबिसगंज गोली कांड न्यायिक जाँच आयोग 
के सचिव के रुप में योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है । 

2. इन्हें वेतन, भत्ते आदि सेवानिवृत्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर देय नियमों के अनुसार देय होंगे । इसके लिए अलग से 
आदेश निर्गत किया जाएगा । 

( सं0 बी / पु0 फायरिंग 01 / 11 - 11636 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सुनील कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 336-571+ 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


